रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


ANADU 


IN 


SON 


SALEM 


antan 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
____ नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , सितम्बर 8 , 2016 / भाद्र 17 , 1938 
NEW DELHI, THURSDAY , SEPTEMBER 8 , 2016 /BHADRA 17 , 1938 


सं . 2202 ] 
No. 2202] 


विद्युत मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 7 सितम्बर , 2016 
का . आ . 2901 ( अ) . केन्द्रीय सरकार ऊर्जा संरक्षण अधिनियम , 2001 ( 2001 का 52 ) की धारा 14 के 
खण्ड ( ख ) और (घ ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के साथ परामर्श से एतद्द्वारा घरेलू 
तथा समान प्रयोजनों के लिए 200 लीटर तक के एकल चरण विद्युत भंडार किस्म के पानी के हीटर निर्दिष्ट किया 
जाता है और यह पानी को उबलने के तापमान से कम गर्म करने के लिए आशयित है , इनका रेटेड वोल्टेज 250 वोल्ट 
से अधिक नहीं होता , अर्थात् : 

( क ) बंद वॉटर हीटर : 
( ख ) सिस्टर्न - फेड वॉटर हीटर; 
( ग ) सिस्टर्न - वॉटर हीटर का प्रकार ; 
( घ) खुले - आउटलेट वाले वॉटर हीटर ; और 
( ड. ) वेंटिड वॉटर हीटर 

उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए और निदेश दिया जाता है कि ऐसे अन्य उपकरण या बिक्री के लिए 
विनिर्मित किए जा रहे या बेचे या खरीदे या आयात किए जा रहे उपकरणों के वर्ग पर इस प्रकार लेबल पर विवरण 
प्रदर्शित किए जाएंगे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (पानी के हीटर के लेबलों पर उनके प्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति ) 
विनियमन , 2016 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं । 

[ फा . सं .13/14/ 2014- ईसी. पी -II ] 

राज पाल , आर्थिक सलाहकार 


4359 GI/ 2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


MINISTRY OF POWER 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 7th September, 2016 
S . O . 2901( E ). In exercise of the powers conferred by clauses (b ) and (d ) of section 14 of the Energy 
Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy 
Efficiency , hereby specifies following single phase electric storage water heaters up to 200 litre , for household 
and similar purposes and intended for heating water below boiling temperature, their rated voltage being not 
more than 250 V , namely: 

( a ) Closed waters heaters: 
(b ) Cistern -fed water heaters; 
(c) Cistern -type water heaters; 
(d ) Open -outlet water heaters; and 
(e ) Vented water heaters, 

for the purposes of the said Act and directs that any such appliances or class of appliances being 
manufactured or sold or purchased or imported for sale shall display such particulars on labels in such manner 
as specified in the Bureau of Energy Efficiency ( Particulars and Manner of their Display on Labels of 
Stationary Storage Type Electric Water Heater ) Regulations, 2016 . 

[F . No . 13 /14 /2014 -EC . P - II ] 
RAJ PAL , Economic Advisor 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 

Digitally signed by 
HARINDRA 

HARINDRA KUMAR 

Date: 2016 .09 .12 11:16 : 29 
KUMAR 

+ 05 30 


